निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 श्रावण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 698) पटना, वृहस्पतिवार , 10 अगस्त 2017 

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


आदेश 

2 अगस्त 2017 
सं० कारा / स्था० ( अधी ) - 01 - 18 / 2017 - 4228 - विभागीय अधिसूचना संख्या - 5431 दिनांक - 09.09.2015 
द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, तत्कालीन उपाधीक्षक , मंडल कारा , बांका को बिहार कारा सेवा के काराधीक्षक ( बेसिक ग्रेड ) 
के पद पर वेतनमान - 9300 - 34800, पे बैण्ड - 2, ग्रेड पे 4800 / - में उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से 
प्रोन्नति प्रदान करने एवं उन्हें प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ वित्त विभाग के सहमति के पश्चात् देय होने संबंधी आदेश 
अधिसूचित है । 

2. श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, बांका सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा को 
उनसे कनीय श्री सीप्रियन टोप्पो को दी गई प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके योगदान की तिथि दिनांक - 11.07. 2013 के 
भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का आर्थिक लाभ देय होगा । 
3. उपरोक्त पर वित्त विभाग , बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

__ (ह० ) अस्पष्ट, 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक (प्रशासन) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण )698-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


